58 


HARYANA GOVT. GAZ., FEB. 6, 2007 ( MAGH. 17, 1928 SAKA) 


[ PART I 


: 


कृषि विभाग 


दिनांक 22 जनवरी, 2007 


संख्या 123- कृ ० अनु० (1)-2007/1067.-- पंजाब कृषि उपज मण्डी अधिनियम , 1961 (1961 का पंजाब अधिनियम 23), की धारा 6 क 
की उप-धारा (1) के खण्ड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , हरियाणा के राज्यपाल, इस के द्वारा , नीचे दी गई अनुसूची के 
खाना 1 में विनिर्दिष्ट असन्ध के मण्डी क्षेत्र से उक्त अनुसूची के खाना 3 में वर्णित क्षेत्र को निकालते हुए, तथा उक्त अनुसूची के खाना 2 में 
विनिर्दिष्ट पिल्लूखेड़ा के मण्डी क्षेत्र में उसे शामिल करते हुए , उक्त अनुसूची के क्रमश: खाना 1 तथा 2 में विनिर्दिष्ट असंन्ध तथा पिल्लूखेड़ा के 
अधिसूचित मण्डी क्षेत्रों की सीमाओं को परिवर्तित करने के अपने आशय की घोषणा करते हैं । 


यह घोषणा जन साधारण और विशेषत: उन व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है, जिन के इस से प्रभावित होने की 
संभावना है और सरकार द्वारा, इस के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर या उस के बाद, ऐसे आक्षेपों या 
सुझावों सहित, यदि कोई हों , जो वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव , हरियाणा सरकार, कृषि विभाग, चण्डीगढ़ द्वारा इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर 
घोषणा के संबंध में प्राप्त किए जाएं , विचार किया जाएगा । 

अनुसूची 
मण्डी क्षेत्र मण्डी क्षेत्र 

क्षेत्र जो असन्ध अधिसूचित मण्डी क्षेत्र से निकाला जाना है और पिल्लूखेड़ा के अधिसूचित मण्डी क्षेत्र 
जिस से क्षेत्र जिस में क्षेत्र 

में शामिल किया जाना है । 
निकाला जाना शामिल किया 


are 


जाना है 


.... 


2 


3 


गांव का नाम 


हदबस्त संख्या 


तहसील.. 


जिला 


(ii ) 


( iv ) 


असन्ध 


पिल्लूखेड़ा 


अहलान जोगी खेड़ा 


60 


सफीदों 


जीन्द. 


. 


आशा शर्मा, 
....., . वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, 

कृषि विभाग । 


AGRICULTURE DEPARTMENT 


The 22nd January , 2007 
No. 123 -Agri . Sec. (1 )-2007/1067. - In exercise of the powers conferred by clause (i) of Sub -section ( 1 ) of 
Section 6A of the Punjab Agricultural Produce Markets Act, 1961 (Punjab Act 23 of 1961), the Governor of Haryana , 
hereby declares his intention to alter the limits of notified market area of Assandh and Pillukhera specified in columns 
1 and 2 respectively of the Schedule given below by excluding the area mentioned in column 3 of the said Schedule 
from themarket area of Assandh specified in column 1 and including the same in the market area of Pillukhera specified 
in column 2 of the said Schedule... 


This declaration is published for the information of the public in general and specially the persons likely to be 
affected thereby and will be taken into consideration by the Government on or after the expiry of a period of thirty days 
from the date of its publication in the OfficialGazette togetherwith objections or suggestions, if any, which may be 
received by the Financial Commissioner and Principal Secretary to Government, Haryana , Agriculture Department, 


PART I ] 


HARYANA GOVT. GAZ ., FEB . 6, 2007 ( MAGH. 17 , 1928 SAKA) 


59 


Chandigarh , in respect of the declaration within the period so specified : -- 

Schedule 


-- 


-- 


Market Area 
from which 


Market Area 
in which area 
is to be 


Area to be excluded from the notified market area of Assandh and to be included 

in the notified market area of Pillukhera 


area is to be 
excluded 


- 


included 


-- 


1 


2 


3 


Hadbast Number 


Tahsil 


District 


Name of village 

( i) 
Ahalan Jogi Khera 


( ii) 


( iv) 


( iii ) 
Safidon 


Assandh 


Pillukhera 


60 


Jind 


ASHA SHARMA, 
Financial Commissioner and Principal Secretary to 
Government Haryana, Agriculture Department. 


लोक निर्माण विभाग 


( भवन व मार्ग शाखा) 


-- 


दिनांक 10 जनवरी , 2007 
संख्या एस ० ई०/ पी ० डब्ल्यू० डी०/ बी० एण्ड आर० नं 0 10/ करनाल. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल यह समझते हैं कि भूमि सरकार द्वारा , 
सरकारी खर्चे पर , सरकारी प्रयोजन नामत : सड़क कौन्ड मुनक सालवन असन्ध सड़क से तहसील बिल्डिंग बल्ला के लिए ली जानी अपेक्षित है । 
इसलिए एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि नीचेलिखे निर्दिष्ट इलाके में भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिए सम्भवतः अपेक्षित है । 

यह अधिसूचना भूमि अभिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन उन सबके लिए जारी की गई , जिस से यह सम्बन्धित 
हो । 

उपरोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल उन अधिकारियों को , जो फिलहाल अपने कर्मचारियों तथा 
कारिन्दों के साथ काम में लगे हुए हैं । इलाके में किसी भूमि में प्रवेश तथा सर्वेक्षण करने और अन्य सभी कार्यों को करने के लिए अधिकृत करते 
हैं , जो उस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुमत्य हैं । 

कोई हितबद्ध व्यक्ति जिसे इलाके में किसी भूमि के अभिग्रहण के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो , इस अधिसूचना के प्रकाशन के तीस दिन के 
अन्दर - अन्दर भूमि अभिग्रहण कलैक्टर, लोक निर्माण विभाग, भवन तथा मार्ग शाखा, अम्बाला छावनी के सम्मुख लिखित रूप में आपत्ति दायर कर 
सकता है । 


- 


विशिष्टि 


जिला 


सब तहसील 


इलाका 


रकबा 


क्षेत्र 


गांव व हदबस्त नं ० 


नम्बरान 


खसरा 


1 


1 


2 


3 . 


4 


5 


करनाल 


बल्ला 


बल्ला 30 


0.93 


241 


2 , 10 , 11, 20, 21 
1 , 10, 11, 20, 21 


254 


255 


25 


- 


.267 


5 


- 


268 


1 


431 , 455 , 467 , -1637 , 1639 , 1511 


अधीक्षक अभियन्ता, 
करनाल वृत, लोक निर्माण विभाग, 
( भवन व मार्ग शाखा), करनाल । 


- 


60 


HARYANA GOVT :- GAZ., FEB. 6, 2007 ( MAGH. 17 , 1928 SAKA) 


[ PART I 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


( BUILDING AND ROAD ) 

The 10th January , 2007 
No. S.E./P.W.D./B. & R. No. 10/ Karnal. - Whereas it appears to the Governor of Haryana that the land is 
likely to the needed to be taken by the Government at public expenses, for a public purpose , namely, for the 
construction of Approach Road .from Kond- Munak- Salwan- Assandh Road to Tehsil Buildingal Ballah in Karnal. 

The notification is made by under the provision of Section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 for all to 
whom it may concern . In exercise of the powers conferred by the aforesaid Section the Governor of Haryana is 
pleased to authorise the officers for time being engaged in the undertaking with their servants and workmen to 
enter upon and survey any land in the locality and to do all other Acts required or permitted by that section . 

Any person interested who has any objection to the acquisition of any land the locality may within 30 days 
of the publication of the notification file an objection in writing before the Land Acquisition Collector, P.W.D., 
B. & R., Ambala Cantt . 

Specification 


District 


Sub Tehsil 


Village 


H.B.No. 


Area in 


Boundary or No. Khasra 


acres 


2 


3 


4 


5 


6 


Karnal 


Ballah 


Ballah 


30 


0.93 


241 
254 
255 
267 
268 


2 , 10, 11, 20 , 21 
1 , 10 , 11,20 , 21 
25 
5 


-- 


431,455,467.1637, 1639, 1511 


Superintending Engineer, 
Karnal Circle , P. W. D. (B. & R. Branch ), 

Karnal . 


सिंचाई विभाग 


अधिसूचना-7 

दिनांक 29 जनवरी , 2007 
क्रमांक 809 /1- एल. - चूंकि हरियाणा सिंचाई विभाग के घोषणा नं 0 12359/ 1- एल, दिनांक 28 दिसम्बर , 2006 द्वारा भूमि अधिग्रहण 
एक्ट, 1894 की धारा 6 के अन्तर्गत 1.01 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की घोषणा हरियाणा सरकार के गजट दिनांक 9 जनवरी, 2007 द्वारा 

की 
जा चुकी है । प्रकाशित भूमि सिंचाई विभाग, हरियाणा द्वारा , सरकारी व्यय पर एक सार्वजनिक योजनार्थ नामत: गांव राईयांवाला की नगल नाला 
से सुरक्षा के लिये आर० डी० 0-850 फुट तक बांध के निर्माण हेतु गांव राईयांवाला, तहसील छछरौली, जिला यमुनानगर में ली जानी है । 

हरियाणा के राज्यपाल भूमि अधिग्रहण एक्ट, 1894 की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भूमि अधिग्रहण कलैक्टर, 
सिंचाई विभाग , अम्बाला शहर को उपर्युक्त अधिसूचना में वर्णित भूमि के अधिग्रहण हेतु आदेश देते हैं । 


हरियाणा के राज्यपाल के आदेश पर । 


विजय जैन . 


--- 


अधीक्षक अभियन्ता , 
हथनी कुण्ड बैराज परिमण्डल, जगाधरी । 


PART 1 ) 


HARYANA GOVT. GAZ ., FEB . 6 , 2007 (MAGH . 17 , 1928 SAKA ) 


61 


IRRIGATION AND POWER DEPARTMENT 


Order - 7 


The 29th January , 2007 
No. 809 /1- L. - Whereas, an area of 1.01 acre of the land described in the Haryana Government, Irrigation 
Department, declaration No. 12359/ 1-L , dated 28th December, 2006 published in Haryana Government Gazette, 
dated 9th January , 2007 under Section 6 of Land Acquisition Act, 1894 has been declared to be needed at the 
expense of Government of Haryana , Irrigation Department for a public purpose , namely , for - Construction of 
bund (RD 0 to 850 ft.) for protection of Village Rayanwala from Naggal Nallah in Village Rayanwala , Tehsil 
Chhachhrauli , District Yamuna Nagar . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by the Section 7 of the Land Acquisition Act, 1894 , the 
Governor of Haryana, hereby, directs the Lard Acquisition Collector, Irrigation Department, Ambala City to take 
order for acquisition of the land described in the notification appended to the declaration published with the 
aforesaid notification . 


By the order of the Governor of Haryana . 


VIJAY JAIN , 
Superintending Engineer, 
Hathnikund Barrage Circle , Jagadhri. 


42061- C.S.- H.G.P ., Chd . 


